निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 473) 


30 ज्येष्ठ 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 20 जून 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


अधिसूचना 

18 जून 2013 
सं0 नि० प्रा०/विधि 1 - 19/ 2013 - 725 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6476 दिनांक 12. 05. 2012 द्वारा 
बिहार सहकारी अधिनियम , 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन संचालन के लिए जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , बेतिया को अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला उप -निर्वाचन पदाधिकारी 
( सहयोग समितियाँ ) , पदनामित किया गया था । सम्प्रति श्री संजय कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी , पश्चिम 
चम्पारण , बेतिया के पद पर कार्यरत हैं । नगर पंचायत पैक्स , चनपटिया की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन में 
हुए अनुभव के आलोक में श्री संजय कुमार झा को जिला उप -निर्वाचन पदाधिकारी ( सहयोग समितियाँ ) के नामित 
पद से विमुक्त किया जाता है तथा श्री समरेश कुमार , सहायक निबंधक , बगहा अंचल , पश्चिम चम्पारण को जिला 
उप -निर्वाचन पदाधिकारी ( सहयोग समितियाँ ) , पश्चिम चम्पारण पदनामित किया जाता है । 
2. अधिसूचना संख्या 6476 दिनांक 12. 05 . 2012 के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 473 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih .nic. in 


